रजिस्ट्री सं. डी एल - 33002/99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


GOVERNMENT OF INDIA 


REGD NO DL =12929) 


REGD . NO. DL - 33002/99 


दिल्लीराजपन 


यत्परमजयते 


Delhi Gazette 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 117 ] 
No. 1171 


दिल्ली , शुक्रवार , जुलाई 15, 2011 / आषाढ़ 24 , 1933 [ रा. रा.रा. क्षे.दि. सं. 90 
DELHI, FRIDAY, JULY 15, 2011/ASADHA 24, 1933 

IN. C . T. D . No. 90 
भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


have assumed charge of their respective offices as Judges 
of Delhi High Court in the forenoon of 6 - 7- 2011. 

By Order and in the Nameof the Lt. Governor 
of the National Capital Territory of Delhi, 

TARUN SAHRAWAT. Addi Sery . 


विधि , न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 15 जुलाई, 2011 
सं. फा . 6 / 68 / 2010 -न्याय / Suptlaw/ 830 - 834. 
माननीय न्यायाधिपति श्री मनमोहन सिंह , माननीय न्यायाधिपति 
श्री राजीव सहाय एण्डलो एवं माननीय न्यायाधिपति श्री जगजीवन राम 
मिड्ढा ने,दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में अपने - अपने 
कार्यालयों का कार्यभार दिनांक 6, जुलाई , 2011 ( पूर्वाह्न ) से सम्भाल 
लिया है । 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के 

आदेश से तथा उनके नाम पर , 
तरून सहरावत, अतिरिक्त सचिव 


भूमि व भवन विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली, 15 जुलाई, 2011 
सं. फा . १( 9 )/ 09 / भू, व भ. / भू, अ. / 4856. - जबकि 
दिल्ली के उपराज्यपाल संतुष्ट हैं कि सार्वजनिक प्रयोजन एवं सार्वजनिक 
व्यय पर सरकार द्वारा मैदान गढ़ी नई दिल्ली में साऊथ एशियन 
यूनिवर्सिटी के स्थापना हेतु डी . डी . ए. के लिए भूमि प्राप्त किया जाना 
है । अत : इसके द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित 
इलाके में उक्त प्रयोजन के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना है । 

___ यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के 
उपबंधों के अधीन सर्वसंबंधित के लिए प्रचालित की जाती है ,जिसके 
लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 4 के अन्तर्गत 
अधिसूचना संख्या फा. 9 ( 9 ) / 09 / भू. व भ./ भू. अ./4685 दिनांक 
13 - 7 - 2011 के द्वारा की जा चुकी है और उक्त अधिनियम की धारा 


DEPARTMENTOFLAW , JUSTICE AND 

LEGISLATIVE AFFAIRS 

NOTIFICATION 

Delhi, the 15 July, 2011 
No. F. 6/ 68/2010- Judi / Suptdaw/ 830- 834 . - Hon ble 
Mr. Justice Manmohan Singh, Hon ble Mr. Justice Rajiv 
Endlaw and Hon ble Mr. Justice Jag Jivan Ram Midha 


2662 pG/ 2011 


2 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


[PART IV ) 


SPECIFICATION 


के उपबंधों के अधीन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ( दक्षिण ) 
को उक्त भूमि का अधिग्रहण के लिए आदेश लेने के लिए इसके द्वारा 
निदेश दिया जाता है । 

भूमि के नक्शे का अवलोकन दिल्ली के भूमि अधिग्रहण 
कलेक्टर ( दक्षिण ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्ट विवरण 
गांव का नाम कुल क्षेत्र खसरा नं. क्षेत्र 
( बीघा-बिस्वा ) 

( बीघा-बिस्वा ) 
मैदान गढ़ी49 बीघा 14 बिस्वा 
खसरा नं. 31816-06 ), 319 (13 - 06), 1013/714/326 (2-14), 338 
( 9 -11), 372( 11-16), 324 मिन ( 0- 09 ) एवं 727/373 ( 5- 12 ). 
योग - 49 बीघा 14 विस्वा । 
LAND AND BUILDING DEPARTMENT 

NOTIFICATION 

Delhi, the 15th July , 2011 
No. F. 9 (9709/L & B /LA / 4856. - Whereas the Li. 
Goveror, Delhi is satisfied that land is required to be taken 
by Government at the public expense for a public purpose 
namely for South Asian University at Maidan Garhi, New 
Delhi by D .D .A . It is hereby notified that the land in the 
locality described below is required for the above purpose. 

This declaration is made under the provisions of 
Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 in respect of 
the land notifiedu/ s. 4ofL . A . Act, 1894vide Notification 
No. E. 9/ 9 / 09/ L & E/LA/ 4865 dated 13 -7 -2011 to all whom, 
it may concern under the provisions of Section 7 , of the 
said Act, the Land Acquisition Collector (South ), Delhi is 
hereby directed to take orders for the acquisition of the 
said land . 

A plan of the land may be inspected at the office of 
the Land Acquisition Collector (South ), Delhi. 


Village Total Area Khasra Area 

(Bigha - Biswa) No . (Bigha -Biswa) 
Maidan Garhi 49 Bigha !4 Biswa 
Khasra No. 37816-106), 319013- 06), 1013 / 714326 (2-14), 338 
( 9- 11), 372(11 -16), 324 Min ( 0- 09) and 727/ 373 ( 5- 12 ). 
Total = 49 Bigha 14 Biswa. 

संख्या एफ . १( 9 ) / 09 / भू. व. भ . / भू. अ./ 4857. - भूमि 
अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उप - धारा ( 1 ) के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि 

अधिग्रहण कलैक्टर ( दक्षिण ) , दिल्ली को सहर्ष निर्देश देते हैं कि वे 
उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के अधीन इस सूचना 
के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर लें 
जिसका विशिष्ट विवरण अधिसूचना संख्या फा ( 9 )/ 09 /भूव भ / भू . 
अ./4685 दिनांक 13 - 7 - 2011 धारा 4 व संख्या फा. 9( 9 )/ 09 / भू. व 
भ./ भू. अ./ 4856 दिनांक 15 - 7 - 2011 धारा 6 में दिया हुआ है । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

के आदेश से तथा उनके नाम पर , 

विनय कुमार, अतिरिक्त सचिव 
No. F. 9 (9109 /L & B /LA /4857 - In exercise of the 
powers conferred by sub -section (1 ) of Section 17 of the 
Land Acquisition Act, 1894 , the Lt. Governor, Delhi is 
pleased to direct the Land Acquisition Collector ( South ), 
Delhi to take possession of land , the specification of 
which is given in the notification No . F . 9 (9 )/09/L & B /LA/ 
4685 dated 13 -7 -2011 under Section 4 and F. 99 /09/L & B / 
LA /4856 dated 15 - 7 -2011 under Section 6 of the said Act 
on expiry of 15 days from publication of the notice under 
sub -section ( 1) of Section 9 of the said Act. 

By Order and in the Name of the Li. Govenor 
of National Capital Territory of Delhi, 

VINAY KUMAR , Addl. Secy. 


Printed by the Manager, Government of India Prers, Ring Road , Mayaput . New Delhi -110064 

and Published hy the Contrailer of Publications, Delhi -110054 . 


